रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


MAa 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


AM 


A 


IND 


NAUNT 


im.: 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं. 2591 
No. 259 ]] 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 7 , 2010 / भाद्र 16 , 1932 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 7, 2010 /BHADRA 16 , 1932 


- 


- 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग ) 


सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2010 

सं. १/( आर ई : 2010 )/ 2009 -2014 
विषय : बैंक वसूली प्रमाण - पत्र ( बी. आर. सी .) से संबंधित परिशिष्ट 22क का संशोधन । 

फा . सं. 01 / 94 / 180 / 1032 / ए एम 10 / नीति -4 ( ख ) . - विदेश व्यापार नीति, 2009- 2014 के 
पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार , एतद्द्वारा , प्रक्रिया - पुस्तक 
( खण्ड -1 ) 2009 - 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. बैंक वसूली प्रमाण - पत्र से संबंधित परिशिष्ट 22क को इस सार्वजनिक सूचना के संलग्नक द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाता है । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


पी . के. चौधरी , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं अपर सचिव । 


3516 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


- 


- 


- 


अनुलग्नक 


परिशिष्ट - 22क 
निर्यात और वूसली का बैंक प्रमाण -पत्र 


सेवा में , 

. .....( क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम और पता ) हम...... 
(निर्यातक का नाम और पता ) एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने (बैंक का नाम और पता, शाखा और 
नगर ) .......... को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संग्रहालेन देन /क्रय के लिए दस्तावेजी निर्यात बिल 
भेज दिया है : 
बीजक सीमाशुल्क 

| सीमाशुल्क प्राधिकारी | लदान बिल / माल का बिल की लागत 
प्राधिकारी द्वारा द्वारा अधिप्रमाणीकृत डाक पार्सल गन्तव्य बीमा भाड़ा/ 
विधिवत जहाजरानी बिल / | रसीद/ वायुयान | स्थान लागत और 
अधिप्रमाणीकृत | वाणिज्यिक बीजक/ बिल 

भाड़ा/ पोत 
जहाजरानी बिल | पैकिंग सूची में दिए 

पर्यन्त निःशुल्क 
की निर्यात संवर्धन गए अनुसार माल 

मूल्य राशि 
का विवरण 

(विदेशी मुद्रा में ) 


प्रति 


6 


विदेशी 


लदान बीमा दी गयी/ क्या पोत पर्यन्त निर्यात जीआर लागू 
बिल / कम्पनी के | देय निर्यात | निःशुल्क आय की आई / पी । लाइसेंस/ 
भाड़ा मेमो | बिल /रसीद कमीशन/ | मुक्त रुप | मूल्य / मुक्त | वसूली की पी / एस डी | प्राधिकार 
के छूट से परि 

तारीख | एफ फार्म | पत्र की 
अनुसार अनुसार वर्तनीय मुद्रा/ रुपये में 

संख्या संख्या 
भाड़े की बीमा राशि मुद्रा में है । वास्तव में 

तारीख और 
राशि या भारतीय वसूल किया 

श्रेणी 
रुपयों में है गया जहाज 

पर्यन्त 

निःशुल्क मूल्य 
10 | 11 | 12 13 14 15 - 16 


. 


17 


- 


[ भाग [ -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


* टिप्पणी:- विदेश व्यापार नीति , 2009 -14 के पैराग्राफ 2.40 में यथाउल्लिखित मुक्त रूप से 

परिवर्तनीय वास्ट्रो खाते के जरिए निर्यात आय की वसूली के मामले में प्राधिकृत डीलर 
बैंक " मुक्त रुप से परिवर्तनीय वास्ट्रो खाते से वसूली " शब्द का पृष्ठांकन करेगा | 


हम यह भी घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त व्यौरे सही हैं । (इस निर्यात से संबंधित बीजक की 
प्रतियाँ और सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित ई पी प्रतियां , संबंधित जहाजरानी बिल की प्रति 
बैंक द्वारा जाँच के लिए संलग्न है ।) 


निर्यातक के हस्ताक्षर ........ 
साफ अक्षरों में नाम 
पदनाम .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. । 


तारीख का मालामा 


स्थान : ............... 
तारीख : 
कार्यालय की सील /मुहर 


पूरा कार्यालय का पता ............ 
पूरा आवासीय पता ... 


बैंक का प्रमाण पत्र 


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को आबंटित प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर कोड सं0 ............. 

सन्दर्भ सं0.. 
दिनांक .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान ... .... 


1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने मै0... 

के सम्बन्धित निर्यात 
बीजक , जहाजरानी बिल की सीमाशुल्क द्वारा सत्यापित ई. पी. प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेजों 
की जाँच कर ली है | हम आगे प्रमाणित करते हैं कि कालम 1 से 17 में दिए गए ब्यौरे की 
जाँच करने पर इसे ठीक पाया गया । हमने निम्नलिखित दस्तावेजों के सन्दर्भ में उपर्युक्त 
कालम 14 में उल्लिखित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की भी जाँच कर ली है । 


1 लदान का बिल / डाक पार्सल रसीद/ वायुयान बिल 
2 बीमा पालिसी/ कवर/ बीमा रसीद 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC . 1 ] 
2. वास्तविक रुप में प्राप्त पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात आय की प्राप्ति की तिथि सभी 
मामलों में देनी पड़ेगी, जहाँ स्पष्ट अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे खेप भेजा गया है अथवा भारत 
सरकार / एग्ज़िम बैंक लाइन आफ क्रेडिट के मद्दे किया गया निर्यात अथवा रोके गए भुगतान / 
ईपीसीजी कवर द्वारा समर्थित सप्लायर्स लाइन आफ क्रेडिट संविदा को छोड़कर । इस आशय के 
पृष्ठांकन को बी आर सी में पृष्ठांकित करने की आवश्यकता होगी । 


3. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि निर्यात की तिथि .. ............. है । 

* (केवल वायुयान द्वारा किए जाने वाले निर्यात के सम्बन्ध में लागू) 


4. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने निर्यातक द्वारा ऊ पर की गई घोषणा के अनुसार, जी . 
आर. प्रपत्रों के साथ अदा की गई/ अदा की जाने वाली दलाली की राशि ... 
( अंको और शब्दों में ) की जाँच कर ली है और इसे सही पाया गया है । 

(बैंकर( रों) के हस्ताक्षर) 
बैंकर( रों) का पूरा पता.... 

शाखा और नगर ..... 

कार्यालय की मोहर ........ 
टिप्पणी : 
1. एक से अधिक खेप के लिए बैंक एक समेकित प्रमाण- पत्र ( खेपवार) जारी कर सकता है । 


2. अनुमत अपरिवर्तनीय साखपत्र के मद्दे भेजी गई खेप के मामलों को छोड़कर सभी मामलों में 
वास्तविक रुप से वसूल किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात आय की वसूली की 
तारीख दी जानी है । 
3. जहाँ नीति /प्रक्रिया में विशेषत: उल्लेख किया गया हो , वहाँ इसकी आवश्यकता होगी । 


4. इस परिशिष्ट में निर्दिष्ट बैंकों में , प्राधिकृत डीलर भी शामिल होंगे, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक 
द्वारा बी आर सी जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है । आवेदक को इस सम्बन्ध में भारतीय 
रिजर्व बैंक अनुमति परिपत्र/ पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
( Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 7th September, 2010 

No. 9I ( RE : 2010)/ 2009- 2014 
Subject : Amendment of Appendix 22A , related to Bank Realisation Certificate (BRC ). 

F. No. 01 /94 /180 /1032/AM 10 /PC -41B ). - In exercise of powers conferred under Para 2 .4 of the Foreign 
Trade Policy , 2009- 2014 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in 
the Handbook of Procedures ( Vol . 1 ), 2009- 2014 : 

1. Appendix 22A related to Bank Realisation Certificate stands replaced as appended to this Public 
Notice. 
This issues in public interest. 

P. K. CHAUDHERY, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy . 


[ 97 - que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ANNEXURE 


APPENDIX 22 A 


BANK CERTIFICATE OF EXPORT AND REALISATION 


То 


(Name and address of Regional Authority ) We 

(Name and address of the Exporters ) hereby declare that we 
have forwarded a documentary export Bill to 

(Name and address of the 
bank i.e ., Branch and City ) for collection /negotiation /purchase as per particulars given hereunder. 


Invoice 


Export promotion 
copy of Shipping 

Bill duly 
authenticated by 

the Customs 
No . Date 


Bill amount 
CIFIC & F /FOB 
( In foreign 
exchange 


Description of Bill of Lading /PP Destination of 
goods as given | Receipt/ Airways goods 
in the customs 

Bill 
authenticated 
Shipping Bill 

and the No . Date Country name 
Commercial 

Invoice / 
Packaging List 

15 ] 16 ] 1 17 I 181 _ 


No. 1 Date 


1 


[1 


21 


31 


411 


19 _ 


Freight Insurance Commissioni Whether ] FOB value ) Date of GRI/PPI 
amount amount as Discount the export FOB value realisation SDF 
as per per 

paid / ) is in freely actually realised of export 
Bill of insurance payable convertible in free Foreign 1 proceeds No. 
lading / Company s 

currency * Exchange /Rupees 
Freight bili/ 

or in Indian 
memo 1 Receipt 

Rupees 
(10 (11) 

L 1131 L [141 1 15 ] [16 


No. date & 
category of 
applicable 

Licencel 
Authorisation 


[ 171 


* Note : In case of Export Proceeds Realisation through Freely Convertible Vostro Account, as stated in 
paragraph 2 .40 of FTP , 2009 -14 , the Authorised Dealer Banks shall endorse the words " Realisation from 
Freely Convertible Vostro Account" . 


We further declare that the aforesaid particulars are correct. (Copies of invoices relevant to these exports and 
Customs attested EP , Copy ofrelevant Shipping Bill is attached for verification by the bank ). 


Signature of the exporter 


Name in block letters 


. . . . . . . . . . . . . 


Place : 
Daie : 


Designation 
Full official address 
Full Residential address 


Official 
Seal/stamp 


3516 G710 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I - Sec . 1 ] 


- 


- 


BANK S CERTIFICATE 


Authorised Foreign Exchange Dealer 
Code No . allotted to the Bank by RBI 
Ref.No . 
Date 
Place 


This is to certify that we have verified the relevant Export Invoices , Customs 
attested E .P . Copy of the Shipping Bill and other relevant documents of 
M / S . 

_ . We further certify that the particulars 
given in Co . 1 to 17 have been verified and found to be correct. We have also 
verified the F . O . B . value mentioned in Col. 14 above with reference to 
following documents : 


( i) Bill of Lading / PP receipt/ Airways Bill 
(ii) Insurance policy /Cover / Insurance Receipt . 


FOB actually realized and date of realization of export proceeds are to be 
given in all cases except where consignment has been sent against confirmed 
irrevocable letter of credit or exports made against the Government of 
India / EXIM Bank Line of Credit or exports made under Deferred 
Payment/Suppliers Line of Credit Contract backed by ECGC Cover . An 
endorsement to that effect needs to be endorsed in BRC . 
We have also verified that the date of Export is 

_ . ( Applicable only 

- Apprice 
in respect of Exports by air . ) 


3 . 


This is to certify that we have certified the amount of the Commission 
paid / payable , as declared above , by the exporter i.e . 

( in figures and words ) 
with G . R . Forms and found to be correct . 


[ Signature of the Banker ( s ) ] 


Full address of the Banker (s ) 

Branch and City 
Official Stamp 


Note : 
1 . Bank can issue a consolidated certificate (consignment -wise ) for more than one 

consignment . 


2 . FOB actually realised and date of realisation of export proceeds are to be given in 

all cases except where consignment has been sent against conformed irrevocable 
letter of credit. 


3 . This shall be required wherever specifically prescribed in the Policyl procedure . 


4 . Banks referred in this Appendix shall also include other authorized dealers who 

have been permitted by RBI to issue BRC. Applicant should be required to 
furnish a copy of RBI permission circular /letter to this effect. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 


